रजिस्ट्रो सं० 10( 1 ) -73 


REGISTERED No . D . ( D ) .73 


कल 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


सं०391 
No. 39] 


नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर , 30, 1978/ माश्विन 8, 1900 
NEW DELHI , SATURDAY, SEPTEMBER 30 , 1978/ ASVINA 8, 1900 


- - - - - 


- 


इस भाग में निम्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate pacing is given to this Part in order that it may be fled as a separate compilation 
- - - - - - - - - - - - - - - - --- = = = = = = = = = = = = = - - - - - - - - -- - 

भाग II - 4 
PART II - Section 4 


-- - 


- 


- 


रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और प्रादेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 


नई दिल्ली , 13 सितम्बर , 1978 


का०नि०मा० 280 - - राष्ट्रपति , सविधान के अमुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्रा शक्तियो का प्रयोग करते हुए पायु सेना रिप्रोग्राफिक इकाई, वायु 
सेना मुख्यालय में उप प्रबन्धक ( फोटो लिथो ) पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात -- - 


__ 1, सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : -- ( 1 ) इन नियमो का नाम वायु सेना रिप्रोग्राफिक इकाई, वायु सेना मुख्यालय ( उप प्रबन्धक फोटो लियो ) भर्ती नियम , 
1978 है । 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 


2 परसल्या वर्गीकरण और वेतनमाम --- उक्त पद की संख्या , उगफा वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होगे जो इन नियमो के स्तम्भ 2 से । 
तक में विनिविष्ट हैं । 


मती को पति, प्राय- सीमा और महंताए - - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , प्रायु-सीमा, महंताए और उससे संबंधित प्रम्य बातें ये होंगी जो पूर्वोक्त 
अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है । 


4 मिरहताए ---यह व्यक्ति -- 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से , जिसफा पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो ; 
उम्स पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्सि और विवाह के अन्य पक्षकार को लागूस्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय 
है और ऐसा करने के लिए अन्य प्राधार मौजुद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


631 GI/ 78 - 1 


( 263 ) 


= 


- 


= 


-- 


- 


- 


- 


264 THE GAZETTE OFINDIA: SEPTEMBER 30, 1978/ ASVINA 8, 1900 

[ PART II - SEC . 4] 
- - 

= - = - 
5 नियम शिपिल करने की शक्ति - जहाँ केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना प्रायश्या या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें 
लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा प्रायोग से परामर्श करके, इन नियमो के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत , प्रावेश द्वारा , शिथिल 
कर सकेगी । 


___ . प्यावृत्ति : -- इन नियमो की कोई भी बात प्रायु सीमा से सबधित ऐसे प्रारक्षणों और अन्य रियायतो पर प्रभाव नही डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार 
बारा इस संबंध में समय- समय पर निकाले गए प्रावेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जमजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियो के लिए उपबंध 
करमा अपेक्षित है । 


अनुसूची 


- 


- 


- 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदो की 
संख्या 


चयन पद प्रथया सीधे भर्ती किए जाने सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 
अचयन पद वाने व्यक्तियों के लिए के लिए शैक्षिक और अन्य महताएं 

प्रायु सीमा 
- - - - - - - - 


- - - - 


3 


लागू नहीं होता 


उप प्रबन्धक 
( फोटोलिपो ) 


___ रक्षा सेवाओ में सिवि- 840- 40-1000-६० 

लियन , समूह ख , रो०- 40- 1200 रु० 
राजपत्रित, पलिपि 
कवर्गीय । 


40 वर्ष से अधिक नहीं प्रावश्यक : 
( सरकारी सेवको के ( 1 ) फिमी मान्यता प्राप्त संस्थान 
लिए शिथिल की जा से विशेष विषय के रूप में फोटो 
सकती है ) 

लियोग्राफी सहित मुद्रण और 
टिप्पण : 

सहबस व्यापार में डिप्लोमा 
प्रायु सीमा निर्धारित या समतुल्य । 
करने की निर्णायक ( 2 ) 5 वर्ष की फोटोलिथोग्राफी में 
तारीख भारत में रहने व्यावहारिक अनुभव जिसके 
वाले अभ्यर्थियों से अन्तर्गत किसी सुस्थापित 
( उनसे भिन्न जो प्राड मुषण फार्म या किसी सरकारी 
मान और निकोबार स्थापन में पर्यवेक्षण की हैसि 
द्वीपसमूह तथा लम यत मे 2 वर्ष का अनुभव भी 
वीप में रहते है ) भावे 
पन प्राप्त करने की टिप्पण 1 : मर्हताए, अन्यथा सुपहित 
अंतिम तारीख होगी । प्रम्यर्थियो की दशा में संघ लोक 

सेवा आयोग के विवेकानुसार ही 
शिथिल की जा सकती हैं । 


टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी महंताएं 
संघ लोक सेवा प्रायोग के विका 
मुसार अनुसूचित जातियों अथवा 
अनुसूचित जनजातियों के प्रभ्य 
थियों के मामलों में उस दशा में 
शिथिल की जा सकती है, जब कि 
चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक 
सेवा प्रायोग की यह राय हो कि 
उनके लिए प्रारक्षित पदों को 
भरने के लिए अपेक्षित 
अनुभव रखने वाले इन समुदायों 
के प्रम्यर्थी पर्याप्त संख्या में 
उपलब्ध नहीं है । 


वांछनीय 


किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से 

हिती या समतुल्य । 


[ भाग 11 - खण्ड 4 ] । भारत का राजपमं : सितम्बर 30, 1978/ आश्विन 8, 1900 . 

- 265 . 
- - - - - - 
सीधे भर्ती किए जाने परिवीक्षा की अवधि भर्सी को पति/भर्ती सीधे होगी प्रोभति/ प्रतिनियुक्ति /स्थानान्तरण यवि विभागीय प्रोन्नति भर्ती करने में फिन 
वाले व्यक्तियों के लिए यदि कोई हो या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में ये समिति है तो उसकी संरचना परिस्थितियों में संघ 
विहित प्रायु और शैक्षिक स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रति 

लोक सेवा प्रायोग 
अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली नियुक्ति स्थानान्तरण किया जाएगा 

धारा परामर्श किया 
लागू होगी या नहीं रिक्तियों को प्रतिशतता 

जाएगा 


- 


- 


8 


__ 10 


11 


12 


13 


. . . - 


- 


-- - - 


- 


- 


- 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्रण । समूह ख विभागीय प्रोन्नति सीधी भर्ती करन समय 
द्वारा जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय सरकार के अधीन सवृश समिति जिसमें निम्न - संघ लोक सेवा 
सीधी भर्ती द्वारा । पद धारण करने वाले और लिखित होंगे - - 

प्रायोग से परामर्श 
सीधी भर्ती के लिए स्तम्भ 7 ( पुष्टि पर विचार करने के 
में ( i ) में दी गई अर्हताएं लिए संयुक्त सचिव ( ई ) 
रखने वाले अधिकारी । 

- प्रध्यक्ष । 
( प्रतिनियुक्ति की प्रवधि प्रशासन से सम्पर उप 
सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक . सचिव , रक्षा मंत्रालय 
नहीं होगी ) । 

- - सवस्य 


संगठन निवेशक , वायु सेना 

मुख्यालय - सदस्य 


मुख्य प्रशासन अधिकारी , 

रक्षा मंत्रालय -- सवस्व 


[ फा०सं० ए/16823/ सी ए ओपी०. 


पी० एल० मलहन , सहायक मुख्य प्रशासन अधिक 


MINISTRY OF DEFENCE 


4. Disqualification. — No person , - - 


New Delhi, the 13th September , 1978 


( a ) who has entered into or contracted a marriage with 

. a person haying a spousc living, or 


(b ) who, having a spouse living has entered into or con 

tracted a marriage with any person, 


S. R. O . 280. --In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution, the President here. 
by makes the following rules regulating the method of re 
cruitment to the post of Deputy Manager (Photo Litho) in 
Air Force Reprographic Unit, Air Headquarters , namely : 


shall be eligible for appointment to the said post : 


1. Short title and commencement. — ( 1) These rules may 
be called the Air Force Reprographic Unit , Air Headquarters 
( Deputy Manager Photo Litho ) Recruitment Rules , 1978. 


Provided that the Central Government may , if satisfied 
that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage 
and that there are other grounds for so doing , exempt any 
person from the operation of this rule. 


( 2 ) They shall come into force on the date of their publi 
cation in the Official Gazette. 


5. Power to relax . — Where the Central Government is of 
opinion that it is necessary or expedient so to do , it may, by 
order , for rcasons to be recorded in writing , and in consul 
tation with the Union Public Service Commission , relax any 
of the provisions of these rules with respect to any class or 
category of persons. 


2. Number, classification and scale of pay . — The number 
of the said post , its classification and the sacle of pay atta 
ched thereto , shall be as specified in columns 2 to 4 of the 
Schedule annexed to these rules. 


3. Method of recruitment, age limit and qualifications. 
The method of recruitment to the said post, age limit, quali 
fications and other matters connected therewith shall be as 
specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid. 


Saving .– Nothing in these rules shall affect reservations, 
relaxation of age limit and other concessions required to be 
provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and 
other special categories of persons in accordance with the 
orders issued by the Central Government from time to time 
in this rogard 


266 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 30 , 1978 /ASVINA 8 , 1900 


[PART 1I - - Sec . 4 ] 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - - 


- - 


SCHEDULE 


Name of post 


No . of 
Posts 


Classification 


Scale of pay 


Age limit for 
direct recruits 


Educational and other qualifica 
tions rcquired for direct recruits 


Whether 
selection 
post or 
non 
selection 
post 

5 
Not 
applicable 


- 


- - 


- - 


- 


Deputy Manager 

(Photo Litho ) 


Civilian in Rs. 840 -40 - 1000 -EB 
Defence Services 40 - 1200 . 
Group B 
Gazetted Non 
Ministerial 


Not cxcceding Essential : 
40 years (Re- ( 1) Diploma in Printing and allied 
laxable for 

trades with Photolithography 
Government 

as a special subject from a 
scrvants) 

recognised Institute or equi 
Note :-- The 

valent. 
crucial date for (ii ) 5 years practical expcrience 
determining the in Photolithography includ 
age limit shall ing 2 years in supervisory 
be the closing capacity in a well established 
date for rcccipt Printing firm or a Govern 
of applications ment Establishment. 
from candidates Note 1 : Qualifications are le 
in India ( other 

laxable at the discretion 
than those in 

of the Union Public Scr 
the Andamani 

vice Commission in case 
and Nicobar 

of candidates otherwise 
Islands and La 

well qualified . 
kshadweep ) Notc ! : The qualification re 

garding experience is re 
laxable at the discretion 
of the Union Public 
Service Commission in 
the case of candidates 
belonging to thc Schc 
dulcd Castes and the 
Scheduled Tribes if , 
at any stage of selection , 
the Union Public Service 
Commission is of the 
opinion that sufficient 
number of candidates 
from these communities 
possessing the requisito 
experience are not likely 
to be available to fill up 
the vacancies reserved 

for them . 
Desirable : 
Degree of a recognised University 

or cquivalent . 


94 


Whother age and Period of Method of recruitment In case of recruitment If a Departmental Pro - Circumstances 
educational qua - probation , whether by direct recruit by promotion or deputa - notion Committoc exists which Union Public 
lifications pres - if any ment or by promotion or tion or transfer, grades what is its composition Service Commi. 
cribed for direct by deputation or transfer from which promotion 

sion is to be con 
recruits will apply and percentage of the va - or deputation or transfer 

sulted in making 
in the case of pro cancies to be filled by to be made 

recruitment 
motees 

various methods 
10 

13 
Not applicable Two yoars By transfer on doputa - Transfer on deputation : Group B Departmental Consultation with 

tion failing which Officers under the Central Promotion Committee the Union Public 
hy direct recruitment. Government holding consisting of : 

Service Commis . 
analogous posts and ( for considering con sion necessary while 
possessing the essen firmation ) 

making direct re 
tial qualifications Joint Secretary ( E ), cruitment 
(i) laid down for direct Ministry of Defence 

recruits in column (7). Chairmani 
(Period of deputation Deputy Secretary , 

shall ordinarily not administratively 
exceed 3 yoars ) . 

concerned , Ministry 

of Defence - Momber 
Director of Organisa 

tions , Air Headquar 

ters - -Member 
Chief Administrative 

Officer, Ministry of 
Defence - -Member 

(F . No. A /16823 / HCAO / P - 4 ] 
P .L . MALHAN , Asstt. Chief Administrative Officer 


[ भाग II - - खण्ड 4] 


भारत का राजपत्र : सितम्बर 30, 1978/ प्राश्विन 8, 1900 


267 


- 


- 


- 


नई दिल्ली, 16 सितम्बर , 1978 
का०नि०मा० 28 1:-- - राष्ट्रीय कैडेट कोर नियमावली 1948 के नियम 
42 के उपनियम ( 2 ) के साथ पठित राष्ट्रीय कैरिट कोर अधिनियम , 
1948 ( 1948 का 31 ) की धारा 12 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा रक्षा मंत्रालय के सं० का०नि०मा० 
272, तारीख 9 अक्तूबर, 1972 में भारत सरकार की अधिसूचना का 
अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार पंजाब राज्य के लिए एक राष्ट्रीय 
कैडेट कोर की सलाहकार समिति नियुक्त करती है, जिसमें निम्नलिखित 
व्यक्ति होंगे :- -- 
1. शिक्षा मंत्री, पंजाब सरकार, चण्डीगढ़ . . अध्यक्ष 
2. सचिव, पंजाब सरकार,शिक्षा विभाग, चंडीगढ़ 

सदस्य 
3 . फुलपति , गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर सदस्य 
4. फुलपति, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ 

सदस्य 
5 . फुलपति , पंजाबी विश्वविद्यालय , पटियाला . 

सदस्य 
6. कुलपति , पंजाब कृर्षि विश्वविद्यालय, लुधियामा 

सवस्य 
7. निदेशक , लोक शिक्षण ( कालिज ), पंजाब, पण्डीगढ़ . सदस्य 
8. मिदेशक, लोक शिक्षण ( स्कूल ), पंजाब, चण्डीगढ़ . सवस्य 
9 . जनरल स्टाफ माफिसर, मुख्यालय , पंजाब , हिमाचल प्रदेश 
पण्डीगढ़ क्षेत्र , अम्बाला 

. . सदस्य 
10. श्री गुरुसेवक सिंह, प्रधानाचार्य, महेन्द्रा महाविद्यालय , 

पटियाला . . . 
11. श्रीमप्ति एच्च सख ,न सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय महिला 
___ महाविद्यालय, लुधियाना . . . सदस्य 
12. श्रीमती बी० बाया, प्रधानाध्यापिका , राजकीय बालिका 

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय , नल रोड, अमृतसर . सदस्य 
13. श्री गुरनाम सिंह , प्रधानाध्यापक , राजकीय उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय,फिरोजपुर 

. . सदस्य 
14. निदेशक , राष्ट्रीय कैडेट कोर, पंजाब , हरियाणा, हिमाचल 

प्रदेश एवं चण्डीगड़ संभ राज्य क्षेत्र , चण्डीगढ़ . सदस्य 
15. श्री मचित्र सिह,विधायक , खरण . . . सदस्य 
16. भीमी जसवेव कोर सम्धू, विधायक , प्रवालस बाजार, पटियाला सदस्य 
17. श्रीमती जे०के० गरेवाल, भूतपूर्व निवेशक , शिक्षा विभाग 

( महाविद्यालय ) पंजाब . . . सदस्य 
18. विस सचिव, पंजाब सरकार, वित्त विभाग . . सदस्य 
19. निदेशक , युवा सेवाएं , पंजाब . . . सदस्य 
20. सहायक निदेशक ( कैडेट कोर ), मारफत निदेशक शिक्षा 
विभाग ( सी ), पंजाब, चण्डीगढ़ 

. सचिव 


3 . The Vice Chancellor , Guru Nanak Dev 
University , Amritsar. 

Member 
4 . The Vice Chancellor, Punjab University , 
Chandigarh. 

Member 
5 . The Vice Chancellor, Punjabi University , 
Patiala. 

Member 
6 . The Vice Chancellor, Punjab Agriculture 
. University, Ludhiana . 

Member 
7. The Director of Public Instruction 
(Colleges), Punjab , Chandigarh . 

Member 
8 . The Director of Public Instruction 
( Schools), Punjab, Chandigarh . 

Member 
9 . The General Staff Officer, Headquarters , 

Punjab , Himachal Pradesh, Chandigarh 
Area , Ambala Cantt. 

Momber 
10 . ShriGurscwak Singh , Principal, Mohindra 
College , Patiala . 

Member 
11 . Shrimati H . Sarwan Singh, Principal 

Government College for Women , 
Ludhiana . 

Mombor 
12 . Shrimati B . Bawa , Principal, Government 

Girls Higher Secondary School, Nal 
Road , Amritsar . 

Member 
13. Shri Gurnam Singh , Principal, Govern 

ment Higher Secondary School, Ferozepur. Member 
14 . The Director, National Cadet Corps , Pun 

jab, Haryana , Himachal Pradesh, 
Union Territory of Chandigarh , Chandi 
garh. 

Member 
15 . Shri Bachitter Singh , M . L . A ., Kharar , 
Distt. Roopnagar. 

Member 
16. Bibi Jasdev Kaur Sandhu , M. L. A ., 
Adalat Bazar, Patiala . 

Member 
17. Shrimati J. K . Grewal, Ex-Director of 

Public Instruction ( Colleges ), Punjab. Member 
18. The Finance Secretary to Government of 

Punjab , Finance Department . I Momber. 
19. The Director, Youth Services, Punjab . Member 
20 . Assistant Director ( Cadet Corps ) C / o 

The Director of Public Instruction (C ). 
Punjab , Chandigarh. 

Secretary 


सदस्य 


TI 


सदस्य 


सदस्य 


का० नि० प्रा० 282: --- राष्ट्रीय कैडेट कोर नियमावली , 1948 के 
नियम 42 के उपनियम ( 2 ) के साथ पठित राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रधि 
नियम , 1948 ( 19 48 का 31 ) की धारा 12 की उपधारा. ( 2 ) वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय 
की अधिसूचना मं० का० नि० प्रा० 319, तारीख 24 अक्तूबर , 1973 
को अधिकात करते हुए , केन्द्रीय सरकार, मध्य प्रदेश राज्य के लिए एक 
राष्ट्रीय कैडेट कोर सम्बन्धी राज्य सलाहकार समिति नियुक्त करती है , 
जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे , अर्थात् :-- - 


__ New Delhi ,the 16th September, 1978 
S . R. O . 281. - In exercise of the powers conferred by sub . 
section ( 2) of section 12 of the National Cadet Corps Act, 1948 
( 31 of . 1948 ), read with sub-rule ( 2 ) of rule 42 of the Nationa 
Cadet Corps Rules , 1948 and in supersession of the notification 
of the Government of India in the Ministry of Defence No 
S . R , O . 272 , dated the 9th October , 1972, the Central Govern 
ment hereby appoints an Advisory Committee of the National 
Cadet Corps for the State of Punjab consisting of the following 
persons, namely : 
1. The Minister of Education , Government 
of Punjab , Chandigarh. 

Chairman 
2 . The Secretary to the Government of 
___ Punjab, Education Department, Chandi 
garh . 

Member 


अध्यक्ष 


सदस्य 


1. शिक्षा मंत्री ( महाविद्यालयों ) मध्य प्रदेश राज्य 
2 . सचिव, मध्य प्रवेश. शासन, शिक्षा विभाग 
3. फुलपति, सागर विश्वविद्यालय . . 
4. कुलपति , जबलपुर विश्वविद्यालय 
5. कुलपति , रविशंकर विश्वविद्यालय , रायपुर . 


. सबस्य 


सदस्य 


. . 


सदस्य 


268 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 30 , 1978 /ASVINA 8, 1900 


[PART II — SEC . 41 


- 


- - - - - ... . -- - - . . - - - - . .-- - - -- - 


- ... . .. .. 


सदस्य 


6. कुलपति , अविधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय , रीवा . सदस्य 
7. कुलपति , भोपाल विश्वविद्यालय . . . सदस्य 
8. कुलपति , जीवाजी विश्वविद्यालय , ग्वालियर . . सदस्य 
9. कुलपति,विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन 

सदस्य 
10. कुलपति , इंदौर विश्वविद्यालय . . 

सदस्य 
11. कुलपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय , जबलपुर सदस्य 
12. लोक शिक्षण निवेशक, मध्य प्रदेश , भोपाल . . सदस्य 
13. निदेशक , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन , मध्य प्रदेश 
भोपाल . . . 

. . सदस्य 
14. निवेशक, तांत्रिक शिक्षा, मध्य प्रदेश, भोपाल . सदस्य 
15. सहायक एउजुटेंट और क्वार्टर मास्टर जनरल मुख्यालय 
मध्य प्रदेश, इन्दोर सब एरिया 

सदस्य 
16. श्री मे० बी० दुबे, प्राचार्य , शासकीय हमीदिया कालेज , 

भोपाल . . . . . सदस्य 
17. श्रीमती प्राणा देशमुख, प्राचार्या, महारानी लक्ष्मीबाई 
कन्या महाविद्यालय, भोपाल 

. .. . सदस्य । 
18. श्री एस०एस० शर्मा, प्राचार्या, हमीदिया हायर सेकेण्डरी 
- स्कूल , भोपाल 

. . सदस्य । 
19. श्रीमती के० शेवड़े, प्रचार्या, मूतन हायर सेकेण्डरी स्कूल 
क्र० 1, इंदौर 

. . . . सबस्य 
20. निदेशक, राष्ट्रीय कैडेट कोर, मध्य प्रदेश, भोपाल सदस्य - 
21. श्रीमती सुषमा सिह, विधायक , विजय भवन , जयविलास 

पेलेस, ग्वालियर . . . . सदस्य 
22. डा० शंकर धुणे, विवेकानन्द नगर, रायपुर . . सदस्य 
23. श्री जुगल किशोर गुप्ता,विधायक बिजुरी, शहडोल 
24. सचिव , मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग , भोपाल . सदस्य 
25. संयुक्त निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा निदेशालय , मध्य 
प्रदेश , भोपाल . . . . सचिव 

अजय दुआ, प्रवर सचिव 


4. The Vice- Chancellor of Jabalpur Univer . 
sity. 

Member 
5. The Vice- Chancellor of Ravishankar Uni 
versity , Raipur, 

Member 
6 . The Vice- Chancellor of A . P. S . Unt 
___ versity Rewa. 

Member 
7. The Vice- Chancellor of Bhopal University Member 
8. The Vice-Chancellor of Jiwaji University , 
Gwalior . 

Member 
9. The Vice- Chancellor of Vikram University , 
Ujjain. 

Member 
10. The Vice - Chancellor of Indore University. Member 
11 . The Vice - Chancellor of Jawaharlal Nehru 

Krishi Vishwavidyalaya , Jabalpur. Member 
12. The Director of Public Instruction, Madhya 
Pradesh, Bhopal 

Member 
13. The Director of Public Health and 

Family Planning , Madhya Pradesh , 
Bhopal . 

Member 
14. The Director of Technical Education, 
Madhya Pradesh, Bhopal . 

Momber 
15 . The Assistant Adjutant and Quarter 

master General, Headquarters Madhya 
Pradesh Indep Sub Area . 

Momber 
16. Shri J . P. Dube , Principal, Government 
Hamidia College , Bhopal. 

Member 
17. Smt . Asha Deshmukh, Principal M . L. B. 
Girls College , Bhopal. 

Momber 
18. Shri S . S . Sharma, Principal, Hamidia 

Higher Socondary School, Bhopal, Member 
19 . Smt . K . Sheode, Principal, Nutan 

Higher Secondary School No . 1 Indore. Member 
20 . Director, National Cadet Corps , Madhya 
Pradesh , Bhopal. 

Member 
21 . Smt. Sushma Singh, Member of the Legig 

lative Assembly , Vijay Bhawan, Jaivilas 
Palace, Gwalior. 

Membor 
22. Dr . Shankar Dube , Vivekanand Nagar, 
Raipur ( M . P.) 

Member 
23 . Shri Jugal Kishore Gupta , Member of 

tho Legislative Assembly Bijuri, Distt . 
Shahdol (M . P .) 

Member 
24. The Secretary to the Government of 

( M. P.) Finance Department, Bhopal. Member 

The Joint Director, Directorate of 
Collegiate Eduction , Madhya Pradesh , 
Bhopal. 

Secretary 
AJAY DUA, Under Secy . 


सदस्य 


S . R . O . 282 . - In exercise of the powers conferred by sub 
section (2 ) of section 12 of the National Cadet Corps Act , 1948 
(31 of 1948), read with sub -rulo ( 2 ) of rule 42 of the National 
Cadet Corps Rules , 1948 , and insupersession of the Notification 
of the Government of India in the Ministry of Defence No. 
S . R . O . 319 , datod the 24th October , 1973 , the Central Govern 
mont hereby appoints a State Advisory Committee of the Nation . 
al Cadet Corps for the State of Madhya Pradesh consisting 
of the following persons , namely :- - 
1 . The Minister of Education (Collegiate) , 
Madhya Pradesh 

Chairman 
2 . The Secretary to the Government of 

Madhya Pradesh , Education Department Member 
3 . The Vice- Chancellor of Saugar University Member 


नई दिल्ली , 19 सितम्बर, 1978 


का०नि०मा० 28 3: - - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए और विद्युत और या .ि.... in 
कोर ( पर्यवेक्षक ) भर्ती नियम , 1973 को अधिकान्त करत हुए, विद्युत और यांत्रिक इंजीनियर कोर में पर्यवेक्षक ( प्रतकनीकी ) के समूह ग पद पर भर्ती की 
पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं प्रयत्:- - 


1 . संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: - - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विषप्त और योनिक इंजीनियर ( पर्यवेक्षक मतकनीफी ) भर्ती नियम , 1978 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशम की तारीख की प्रवृत्त होंगे । 


[ भाग II ---मण्ड 4 भारत का राजपत्र : सितम्बर 30, 1978/ प्राश्विन 8, 1900 

269 
...- . - - . - - - 

2. पद संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान:--- उक्त पद की संख्या , उसका वर्गीकरण और उसका येतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनसची के 
स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं । 


3. भर्ती की पद्धति , प्रायु -सीमा , अर्हताएं प्रादि : - - उक्त पद पर भर्ती की पति , प्राय -सीमा , प्रहंताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होगी जो पूर्वोक्त 
अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिविष्ट हैं : 


4. निरर्हताए:----वह व्यमित : -- 


( क ) जिसने ऐसे व्यमित से , सिजका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया है, या 


( ब ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो ; 


उक्त पद पर नियुक्ति का पाप्त नहीं होगा : 


परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा वियाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनशेय 
है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


5. नियम शिथिल करने की शक्तिः--- जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहाँ, यह उसके लिए जो कारण है 
उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत , आदेश उरा, शिथिल कर सकेगी । 


6. व्यावृत्तिः - - इन निगमों की कोई भी बात ऐसे प्रारक्षणों , प्रायु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी , जिनका केन्द्रीय सरकार 
बारा इस संबन्ध में समय-समय पर निकाले गए प्रादेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए 
उपबन्ध करना अपेक्षित है । 


अनुसूची 


पद का माम 


वर्गीकरण 


बेतनमान 


पदों की 
संख्या 


चयन पव प्रथया सीधे भी किए जाने सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के 
अचयन पद वाले व्यक्तियों के लिए लिए शैक्षिक और अन्य प्रहंताएं 

प्रायु सीमा 


पर्यवेक्षक प्रतकनीकी 


48 


अचयन 


रक्षा सेवाओं में सिविल 330- 8- 370 - 10 
लियन , समूह ग , 400 -६०रो०- 10 
अराजपत्रित, पनौद्यो 480 २० 
गिक , प्रलिपिकवर्गीय 


18 से 25 वर्ष ( 1 ) प्रथम वर्ग का सेना शिक्षा 
कनिष्ठ कमीशण्ड अधि - प्रमाण पत्र । सेना आवेश 687 / 
कारियों के लिए (विद्युत 60 

और योनिक इंजी - ( 2 ) द्वितीय वर्ग का सेना अंग्रेजी 
नियरों के केवल पालन शिक्षा प्रमाण पत्र । सेना प्रावेश 
पक्ष के लिए ) 

159 / 67 
कनिष्ठ कमीशण्ड अधि 
कारी, उनकी वास्तविक 
पायु में से, सशस्त्रमल 
में उनके द्वारा की गई 
सेवा की प्रधि घटा 
वेने पर , 28 वर्ष के . 
होने चाहिए । 


270 THE GAZETTE OFINDIA : SEPTEMBER 30 , 1978/ ASVINA 8, 1900 

[ PART II ---SEC . 4 ] 
- - - - - 
सीधे भर्तीकिए जाने वाले परिवीक्षा की भर्ती की पद्धति / भर्ती सीधे होगी प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति ग्थानान्तरण प्रोन्नति समिति है तो उसकी भर्ती करने मे फिन 
यमितयो के लिए विहित अवधि यदि या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में ये श्रेणिया मंरचना 

परिस्थितियो मे सघ 
प्रायु पौर शैक्षिक प्रहंताए कोई हो स्थानान्तरण द्वारा तथ , विभिन्न जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुमित / स्थ 

लोक सेवा आयोग द्वारा 
प्रोन्नति की वशा मे लागू पद्धतियो द्वारा भरी जाने वाली नान्तरण किया जाएगा 

परामर्श किया जाएगा 
होगी या नही 

रिक्तियो की प्रतिशतता 


11 


12 


13 


9 

- 
यो वर्ष 


- 


- 


- 


माही 


( 1 ) 75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा प्रोन्नतिः 

समूह ग विभागीय प्रोन्नति लागू नहीं होता 
( 2) कनिष्ठ कमीशण्ड अधि - ऐसे लीडिंग हैड ( प्रतकनीकी ) समिति । 

कारियों (विद्युत प्रौर यान्त्रिक जिन्होंने इस श्रेणी मे 5 वर्ष विभागीय प्रोन्नति समिति की 
इंजीनियरों का चालन पक्ष ) सेवा की हो । 

संरचना 
में से 25 प्रतिशत सीधी भर्ती 

( क ) ब्रिगेडियर - - प्रध्यक्ष 
द्वारा , जिसके न हो सकने पर 

( ख ) विद्युत और यांत्रिक 
प्रोप्रति द्वारा । 

इंजीनियरों के चालन 
पक्ष का प्रतिनिधि -- - 

मवस्य 


( ग ) मुख्य अभिलेख प्रधि 

कारी विद्युत पोर 
यांत्रिक इंजीनियर 
प्रभिलेख कार्यालय - - 

सदस्य 
( घ ) विधुत और यात्रिक 

इंजीनियर से भिन्न 
विभाग का एक अधि 
कारी ( अधिमानतः 
अनुसूचित जाति / 
अनुसूचित जनजाति 
का ) --- सदस्य 


टिप्पण :--- स्तम्भ 6 में उल्लिखित प्रायु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से ( उनसे भिन्न जो अन्दमाम मौर 
निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्ष द्वीप मे रहते हैं ) प्रावेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी । 

ऐसे पदों की बात, जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाती है, प्रायु सीमा प्रवधारित करने की निर्णायक तारीख 
यह तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है । 

हि० प्रा० म० ली० वाज, प्रवर सचिव 


New Delhi, the 19th September, 1978 


S . R . O . 283, - In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution and in supersession 
of the Corps of Electrical and Mechanical Engineers ( Super 
visors ) Recruitment Rules, 1973 , the President hereby makcs 
the following rules regulating the method of recruitment to 
Group C post of Supervisors (Non - Technical) in the Corps 
of Electrical and Mechanical Engineers, namely : 

1. Short title and commencement. - ( 1 ) These rules may 
be called the Corps, of Electrical and Mechanical Engineers 
( Supervisors Non-Technical ) Recruitment Rules, 1978 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their publi 
cation in the Official Gazette. 


4 . Disqualification _ No person, --- 
(a ) who has entered into or contracted a marriage with 

a person having a spouse living, or 
( b ) who , having a spouso living has entered into or con 

tractod a inarriage with any person , 
shall be eligible for appointment to the said post : 

Provided that the Central Government may, if satisfied 
that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage 
and that there are other grounds for so doing , exempt any 
person from the cperation of this rule . 

5 . Power to relax . — Where the Central Government is of 
the opinion that it is necessury or expedient so to do , it may, 
by order and for reasons to be recorded in writing, relax any 
of the provisions of, these rules with respect to any class or 
category of persons. 

6 . Saving. Nothing in these rules shall affect reservations , 
relaxation of age limit and other concessions required to be 
provided for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and 
other special categories of persons in accordance with the 
orders issued by the Central Government from time to time 
in this regard . 


2 Number of post, classification and scale of pay.. - The 
number of the said post, its classification and the scale of 
pay attached thereto , shall be as specified in column 2 to 
4 of the Schedule annexed to these rules . 


3 . Method of recruitment, age limit , qualification etc . 
The method of recruitment to the gaid post, age limit , quali 
fications and other matters relating thereto , shall be as speci 
fied in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid , 


[YTT II- 


454] 


MIT H T 779 : fare 


30, 1978 /T 


T 8 , 1900 


271 


SCHEDULE 


. . 


- 


. - 


- 


- 


- 


. 


. - 


- 


Name of the post 


Scale of pay 


No. of Classification 
posts 


Whether 
selection 
or non 
selection 


- . 
Age limit for Educational and other qualifica 
direct recruitstions required for direct recruits 


post 


. 


- - - 


5 


Supervisors Non - 48 Civilians in de- Rs. 330 -8 -370 -10 Non 18 to 25 years (1 ) First Class Army Certificate 
Tochnical fenco Services , 400 -EB - 10 - 480 . Selection For Junior 

of Education Army Order 
Group C , Non 

Commissioned 687 /60 
Gazetted , 

Officers (Driving (2 ) Second Class Army English 
Non - Industrial, 

Wing of Elec Certificate of Education . Army 
Non -Ministerial. 

trical and 

Ordor 15/967. 
Mechanical En 
gineers only ) 
The Junior 
Commissioned 
Officers should 
be 28 years of 
age , after de 
ducting from their 
actual age the 
length of sor 
vice put in tyy 
them in the 

Armed Forces . 
Note : — Thecrucialdate for determining the age limit mentioned in Column 6 shall be the closing date for receipt of applications 

from candidates in India (other than Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep ) . 
In respect ofthe posts ,the appointments to which are made through the Employment Exchanges , the crucial date for 
determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names . 


- 


- 


- 


- 


- 


. .. . 


Whether age and Poriod of 
educational qua - probation 
lifications pres- if any 
cribed for direct 
recruits will apply 
in the case of 
promotees 


Method of recruitment In case of recruitment by 
whether by direct recruit - promotion /transfer : Gradcs 
mont or by promotion or from which promotion to be 
transfor and percontage of made 
, the vacancies to be filled 
by various mehods 


If a DPC exists what Circumstances in 
is its composition which UPSC is to 

be consulted in 
making recruitment 


8 


10 


11 


12 


13 


No 


Two years 


(1) 75 % by promotion . Promotion : 

Group C Depart. Not applicable 
(2 ) 25 % by direct re - Leading Hands (Non - Tech - mental Promotion 

cruitment from nical) with 5 years service Commitee 
amongst junior in the grae . 

Composition o " the 
Commissioned Offi 

Departmental Pro 
cors (Driving Wing 

motion committee 
of Electrical and 

( a ) Brigadier 
Mechanical Engi 

Chairman 
ncors) failing which 

(b ) DBME s Re 
by promotion 

presentave 

Momber 
(c) Chief Record 

Officer EME Re 
cord Office 
Member 
(d ) One Officer from 
a department other 
than EME (pre 
ferably Scheduled 
Caste/ Tribe ). 

H . A . M . L . VAZ , Under Socy . 


631 G1/78 _ - 2 


- 


- 


- 


- - 


- . 


- -. 


. 


. - - - - - 


272 THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 30 , 1978/ASVINA 8 , 1900 

[ PART II - SEC . 4] 
- - - - - -- - - - -- --- - - - --- -- - - - - - -- - - - -- - - 
नई दिल्ली , 20 सितम्बर, 1978 

का०नि०मा० 287. -- छापनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) 
का०नि०मा० 284. -~-छायमी अधिनियम , 1924 (1924 का 2 ) 

की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
की धारा १ को उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार 

एतद्वारा अधिसूचित करती है कि मेजर ए० एस० गील को आफिसर 

कमाण्डिग स्टेशन द्वारा कप्तान सी० के० प्रशोक के , जिन्होंने त्यागपत्र वे 
एतद्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, रामगढ़ की सदस्यता में 
झप्तान जनमेज सिंह के त्यागपन्न केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए 

दिया है, स्थान पर छावनी बोर्ड, देहू रोड के सदस्य के रूप में नाम 
जाने के कारण एफ रिक्ति हो गई है । 

निर्दिष्ट किया गया है । 
[ फा० सं० 19/34/ सी /एल एण्ड सी / 65/ 3 1 5 7- सी०/डी० (कैट ) ] 

[फा० सं० 19/ 32/ सी / एल एण्ड सी /65/31 56-सी- 1/डी ( कैन्ट )] 

S. R. O . 287 . - In pursuance of sub -section ( 7 ) of section 13 
New Delhi, the 20th September, 1978 

of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924 ), the Central Gov 
S. R. O . 284 . -In pursuance of sub - section ( 7 ) of section 13 

ernment hereby notifies that Major A . S. Gill has been nomi 
of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924 ), the Central Gov 

nated by the Officer Commanding the Station , as member of 
ernment hereby notifies that a vacancy has occurred in the 

Cantonment Board . Dehu Road vice Capt. C . K . Asok who 
membership of the Cantonment Board Ramgarh by reason 

has resigned . 
of the acceptance by the Central Government of the resigna 

[ File No. 19 / 32 / C / LAC / 65 / 3156 - CI / D( Cantts)] 
tion of Capt. Janmej Singh. 
[ File No , 19 / 34 / C / L & C / 65 / 3157 - C / D ( Cantts)] 

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1978 

का०मि० प्रा० 288.--- छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) 
का०नि०मा० 285. -- छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) 

की धारा 13 की उपधारा ( 7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार 
की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार 

एतद्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड , औरंगाबाद की सदस्यता 
एतद्वारा अधिसूचित करती है कि कप्तान एम० के० पेंटल को आफिसर 

में ले० के० डी० एस० सिव के त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर 
कमाण्डिग स्टेशन द्वारा कप्तान जनमेज सिंह के , जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया 

लिए जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है । 
है, स्थान पर छावनी बोर्ड, रामगढ़ के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट 
किया गया है । 

[ फा० सं० 19/ 47/ सी / एल एण्ड सी / 66/ 3172/सी०/ डी . ( फैन्ट ) ] 
( फाइल संख्या : 19/ 34/ सी /एल एण्ड सी / 65/ 3 1 57 सी - 1/डी० ( कैन्ट )] 

New Delhi, the 21st September , 1978 
S. R. O . 288. --In pursuance of sub-section ( 7 ) of section 13 

of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924 ) , the Central Gov 
S . R. O . 285.. — In pursuance of sub-section ( 7) of section 13 ernment hereby notifies that & vacancy has occurred in the 
of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924), the Central Gov membership of the Cantonment Board Aurangabad by reason 
crnment hereby notifies that Capt. M . K . Paintal has been of the acceptance by the Central Governmont of the resigna 
nominated by the Officer Commanding the Station , ay mem tion of Lt. Col. D . S . Sidhu . 
ber of Cantonment Board Ramgarh vice Capt. Jænmej Singh 
who has resigned , 

[ File No. 19 / 47 / C / L & C / 66 /3172 - C / D( Cantts)] 
[ File No. 19 / 34 / C / L & C / 65 / 3157- CI/ D ( Cantts)] 

का०नि० प्रा० 289.--.- छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) 

की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार 
का०नि०मा० 286. --- छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) एतद्वारा अधिसूचित करती है फि ले० के० चरण सिंह को प्राफिसर कमाण्टिग 
की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करसे हुए केन्द्रीय सरकार स्टेशन द्वारा ले० के० डी०एस० सिद्ध के , जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है , 
एतद्वारा प्रधिसूषित करती है कि छावनी बोर्ड, देह रोड की सदस्यता में स्थान पर छावनी बोर्ड , पोरंगाबाद के सदस्य के रूप में नाम निविष्ट 
कप्तान सी० के० अशोक के त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर किया गया है । 
लिए जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है । 

[ फा० सं० : 19/ 47/ सी /एल एण्ड सी / 66/ 3172 - सी 1/ टी (कैट ) ] 
[ फाइल सं० 19/ 32/ सी /एल एण्ड सी / 65/ 31 5 6- सी /डी० (केन्ट )] 

एन० कृष्णन, प्रवर सचिव 


S. R . O . 286.-. - In pursuance of sub-section ( 7) of section 13 
of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ), the Central Gov 
ernment hereby notifies that a vacancy has occurred in the 
membership of the Cantonment Board Dehu Road by reason 
of tho acceptance by the Central Government of the resigna 
tion of Capt. C . K . Asok. 

[ File No. 19 /32 / C / L & C / 65 / 3156- C / D( Cantts )] 


S . R . O . 289. - In pursuance of sub- section ( 7 ) of section 13 
of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924 ), the Central Gov 
ernment hereby notifics that Lt . Col. Charan Singh has been 
nominated by the Officer Commanding the Station , as mem 
ber of Cantonment Board Aurangabad vice Lt. Col. D . S . 
Sidhu who has resigned . 
[ Filo No. 19 / 47 / C / L & C / 66 / 3172 - CI/ D ( Cantts ) ] 

N . KRISHNAN, Under Secy . 


PRINTED BY THE MANAGRR, GOVT . OF INDIA PRESS, RING ROAD , NEW DELHI - 110064 
___ AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI - 110054, 1978 


